निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


( सं ० पटना 47) 


4 फाल्गुन 1932 ( श 0 ) 
पटना, बुधवार , 23 फरवरी 2011 


विधि विभाग 


अधिसूचना 

7 फरवरी 2011 
सं ० सी 0/ ई0 एच0-38 / 2000-659 / जे0 — विधि विभागीय अधिसूचना सं0-5593/ जे0 , दिनांक 14 दिसम्बर 
2010 एवं 5834/ जे 0 दिनांक 24 दिसम्बर 2010 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक 
में पटना उच्च न्यायालय में सरकारी मुकदमों के संचालनार्थ विधि पदाधिकारियों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध 
पाँच रिक्त पदों पर निम्नरूपेण अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जाता है : 


I. स्थायी सलाहकार 

1 . श्री अरविन्द उज्जवल , स्थायी सलाहकार 
2 . श्री अमरनाथ देव , स्थायी सलाहकार 
3 . श्री राजेश कुमार वर्मा, स्थायी सलाहकार 


II . सरकारी वकील 

1 . श्री मणिकांत मिश्र, सरकारी वकील 
2 . श्री निर्भय कुमार सिंह , सरकारी वकील 


2 . 


उक्त पदों पर नियुक्ति के फलस्वरूप विधि पदाधिकारियों की कुल संख्या अस्सी( 80 ) हो 


जायेगी । 


3. यह नियुक्ति अगले आदेश तक के लिए होगी तथा इन पदों पर नियुक्ति के फलस्परूप विधि 
पदाधिकारियों के पदभार ग्रहण की तिथि से आदेश प्रभावी होगा । 


4. पटना उच्च न्यायालय के विधि पदाधिकारियों के पदों की वृद्धि संबंधी राज्यादेश विधि विभागीय 
पत्र सं 0 66/ जे0 दिनांक 7 फरवरी 2011 द्वारा जारी किया जा चुका है। 


2 


बिहार गजट ( असाधारण), 23 फरवरी 2011 
5. पटना उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त उक्त विधि पदाधिकारियों को निर्धारित दर पर अनुमान्य 
प्रतिधारण दैनिक / एडमिशन/ सुनवाई शुल्क देय होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण) 47-571 + 100- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


